रजिस्ट्री संडी एल - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L -33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 उप - खण्ड (i ) 
PARTI - Section3 - Sub-section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 16, 2007 / आषाड़ 25 , 1929 
NEW DELHI , MONDAY, JULY 16, 2007/ ASADHA 25, 1929 


सं . 872 ] 
No . 872 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 . 
का . आ . 1145 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के 
खण्ड ( ख ) के साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय 
समिति की सिफारिशों पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में यथाउल्लिखित संस्थाओं का एतद्द्वारा अनुमोदन करती है तथा उक्त सारणी के 
कॉलम (3 ) में यथाउल्लिखित पात्र परियोजनाओं अथवा स्कीमों और उनकी अनुमानित लागत को विनिर्दिष्ट करती है तथा सारणी के कॉलम ( 4 ) 
में ऐसी लागत की अधिकतम राशि को भी विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाना है, नामतः 

सारणी । 
क्रम सं . | का नाम 

परियोजना अथवा स्कीम और उसकी . .. धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप 
अनुमानित लागत 

में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की 

अधिकतम राशि 
1 

2 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


1. 


हेल्थ फाऊन्डेशन एंड रिसर्च सेन्टर अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और मुफ्त वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 और 2008 - 09 , 
रलियाती दाहोद- 389151 , गुजरात वार्ड सहित मुफ्त सुविधा का प्रावधान और 2009 -2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 

उन्नयन अनुमानित लागत 7.87 करोड़ रूपए लिए 7. 87 करोड़ रुपए। 
केरल एक्स सर्विसमेन वेलफेयर · सैनिक आश्रम संभावित लागत 1.65 करोड़ वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
एसोसिएशन ( के ई एक्स डब्ल्यू ए) रुपए 

2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
सिविल स्टेशन कुलम्पुरम रोड , पोआ 

लिए 1. 65 करोड़ रुपए । 
काकानाड, कोच्ची -682030 केरल 
सेवालया, 3 फर्स्ट लिंक स्ट्रीट सेवालया विद्यालय व्यय परियोजना ,विद्यालय को वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
कागाम गार्डन्स अड्यार चेन्नई - चलाने के व्यय को पूरा करने के लिए कार्पस 2009 -2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
600020 तमिलनाडु . निधि की स्थापना , संभावित लागत 3. 00 करोड़ लिए 3. 00 करोड़ रूपए की कार्पस निधि 

के कार्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपए सहित 4.00 करोड़ रुपए। 


166 GI/ 2007 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC.3(ii)] 


4 


5. 


चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट - सीनी , जरूरतमंद शिशु, किशोर एवं महिलाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
ग्राम -दौलतपुर , पो. आ . पैलाना , स्वास्थ्य , पोषण एवं शिक्षा में सतत विकास | 2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
मार्फत - जोका , जिला 24 परगना संभावित लागत 3. 76 करोड़ रुपए 

लिए 3. 76 करोड़ रुपए। 
( दक्षिण ) कोलकाता - 700104 , 
पश्चिम बंगाल 
कर्नाटक हैल्थ इंस्टीट्यूट , घाटप्रभा, (i ) टी . बी . सेनिटोरियम वार्ड का उन्नयन और वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
जिला बेलगांव - 591310 कर्नाटक सुधार , विशेष कक्ष और आपरेशन थिएटर और 2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 

काटेजों का सुधार ( कुल लागत 1.5 करोड़ लिए 5. 99 करोड़ रुपए । 
रुपए ) 
( ii ) सामान्य अस्पताल और टी . बी . सेनिटोरियम 
में गरीब लोगों के लिए बिस्तरों का आरक्षण 
( कुल लागत 2.5 करोड़ रुपए ) 
( iii ) जरूरतमंद गरीब लोगों का मुफ्त चिकित्सीय 
उपचार ( कुल लागत 3 करोड़ रूपए संभावित 

लागत 5.99 करोड़ रुपए ) 
सोशल वेलफेयर एडं रूरल डेवलप - सिलेंडर ट्यूबवेल के द्वारा ग्रामीण जल आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
मेंट सोसायटी विलेज कोनागर, योजना संभावित लागत 25 लाख रुपए 2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
डाकघर घाटल , जिला पश्चिम 

लिए 25 लाख रुपए । 
मेदिनीपुर - 721212 पश्चिम बंगाल 
तिरूनवेली डाइओसियन ट्रस्ट नेत्रहीनों के लिए केन्द्र संभावित लागत 2.50 वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
एसोसिएशन , पो . आ . 161 , सेंट करोड़ रुपए 

2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
आमस रोड , पल्लयमकाटाई 

लिए 2. 50 करोड़ रुपए। 
627002 तमिलनाडु 
नमन सेवा समिति , विकास नगर, विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए सहायता और वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 -09 और 
अथनेर , जिला बैतूल , मध्य प्रदेश - पुनर्वास कार्यक्रम संभावित लागत 86 . 26 लाख 2009- 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
460110 रुपए 

लिए 86 . 26 लाख रुपए 
उमा एजुकेशनल और टेक्नीकल विलक्षण बच्चों के लिए शुरूआती मध्यस्थता वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008 - 09 और 
सोसायटी , उमा मनोविकास नगर , केन्द्र संभावित लागत 1. 43 करोड़ रुपए 2009 - 2010 अर्थात केवल तीन वर्षों के 
रायुदुपालेम , काकीनाडा -533005 

लिए 1.43 करोड़ रुपए । 
ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश 


6. 


2. यह अधिसूचना उक्त सारणी में उल्लिखित परियोजनाओं अथवा स्कीमों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2007 - 08 , 2008- 09 और 
2009 - 2010 के संबंध में तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 

[ सं. 1/2007 / फा. सं. एन. सी .- 274/3/2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
MINISTRY OF FINANCE 
(Departmentof Revenue) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th July , 2007 
S . p . 1145 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause ( b ) of the Explanation to 
Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government on the recommendations of the National 
Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , hereby approves the institutionsmentioned in column (2) of the 
Table below and specifies the eligible projects or schemes and the estimated cost thereof asmentioned in column (3 ) of the 


[ YPTII - 


05 3 (ü ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


said Table and also specifies in the column (4 ) of the Table, the maximum amount of such cost which may be allowed as 
deduction under the said Section 35AC, namely : 


. TABLE 


SI. No . Name of the Institution 


Project or scheme and estimated 
cost thereof 


Maximum amount of cost to be 
allowed as deduction under 
Section 35AC 


: : 2 


3 


Health Foundation & Research Up - gradation and Provision of Additional Rs. 7.87 crores for financialyears 
Centre Raliyati, Dahod - 389151, Health Care Facility and Free Ward plus 2007-08, 2008-09 and 2009- 2010 , 
Gujarat. 

free facility. Likely to cost Rs. 7.87 crores. i.e., for three years only . 
Kerala Ex-Servicemen Welfare Sainik Ashram likely to cost Rs. 1.65 Rs. 1.65 crores for financial years 
Association (KEXWA ) Civil crores 

2007-08, 2008-09 and 2009 -2010 , 
Station Kunnumpuram Road , 

i.e., for three years only . 
P.O . Kakkanad, Kochi-682030 
Kerala , 
Sevalaya, 3 , First Link Street, Sevalaya School expenses project to meet Rs. 4 .00 crores including a corpus 
Karpagam Gardens, Adyar, the running expenses of the school and to fund of Rs. 3 crores financial 
Chennai-600020, Tamil Nadu . build corpus fund likely to cost Rs. 4 .00 years 2007 -08 , 2008 -09 and 2009 . 

crores including a corpus fund of Rs. 3 2010 , i.e., for three years only . 

crores. 
Child in Need Institute - CINI, Sustainable Development in Health , Rs. 3.76 crores for financial years 
Village -Daulatpur, P.O .-Pailan , Nutrition and Education for Child , 2007-08 , 2008 -09 and 2009 - 2010 , 
Via -Joka, District 24 Parganas Adolescent and Women in Need . Likely i.e., for three years only . 
(South ), Kolkata -700 104 , to cost Rs. 3.76 crores . 
West Bengal. 
Karnataka Health Institute, (i) Up-gradation and improvement oiT.B . Rs. 5.99 crores for financial years 
Ghataprabha , District Belgaum - Sanatorium wards, special rooms and 2007- 08 , 2008 - 09 and 2009 -2010 , 
591310, Karnataka. 

improvement of operation theatres as well i.e., for three years only . 
as cottages (total cost Rs. 1.5 crores). 
(ii) Reservation of beds for poor people in 
T . B ; Sanatorium and general hospital 
( total cost Rs. 2.5 crores). 
(ii) Free medical treatment to the deserving 
poor people (total cost Rs. 3 crores). 

Likely to cost Rs. 5 .99 crores. 
Social Welfare & Rural Rural water supply programme throuth Rs . 25 lakhs for financial years 
• Development Society Village cylinder tubewells . Likely to cost Rs . 25 2007 -08, 2008 -09 and 2009 -2010 , 
Konnasar , P.O . Ghatal, District lakhs. 

i.e ., for three years only . 
Paschirn Medinipur - 721212 , 
West Bengal. 
Tirunevelly Diocesan Trust Centre for the Blind. Likely to cost Rs. Rs. 2. 50 crores for financial years 
Association , P .O .- 161 , St. 2. 50 crores. 

2007 -08 , 2008-09 and 2009 -2010 , 
Thomas Road , Palayamkottai 

i.e., for three years only . 
627002, Tamil Nadu. 
Naman Sewa Samiti, Vikas Relief and rehabilitation programme for Rs. 86 .26 lak :.s for financial years 
Nagar, Athner District Betul, persons with disabilities. Likely to cost 2007-08 , 2008 -09 and 2009 -2010 , 
Madhya Pradesh -460110 . Rs. 86.26 lakhs. 

i.e ., for three years only. 
Uma Educational and Technical Early Intervention Centre for the Rs. 1.43 crores for financial years 
Society, Uma Manovikas . Exceptional Children .Likely to cost Rs. 2007 -08, 2008 -09 and 2009 -2010 , 
Nagar, Behind Rayudupalem , 1.43 crores. 

i.e., for three years only . 
Kakinada -533005 , East 
Godavari District , Andhra 
Pradesh . 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3(ii)] 


A 


man 


2 . This notification shall remain in force for a period of three years in relation to financial years 2007 -08 , 
2008 -09 and 2009 -2010 in respect ofprojects or schemes mentioned in the above the said Table. 

[ No .12007/ E. No. NC-274/3/2007 ] 

VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1146 ( अ ). जबकि , आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप- धारा (1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 21 सितम्बर , 2000 की अधिसूचना 
सं. का. आ. 850( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात कैंसर सोसायटी , न्यू सिविल हास्पिटल कैम्पस , असर्वा, अहमदाबाद- 380016 द्वारा न्यू सिविल 
हास्पिटल कैम्पस , असर्वा, अहमदाबाद- 380016 में केंसर मरीजों के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से आरंभ 
होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे 
बाद में दिनांक 30 अक्तूबर , 2003 की अधिसूचना सं. का. आ . 1249 ( अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004 -05 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन 
वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 26 अक्तूबर , 2006 की 
अधिसूचना सं. का. मा . 1840( अ) द्वारा वर्ष 2006 - 07 से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया 
था । 

और , जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 

और, जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 के उप - नियम ( 5) के 
अन्तर्गत उपत परियोजना तथा स्कीम की परियोजना लागत को 611 .00 लाख रुपए से बढ़ाकर 860.00 लाख रुपए करके विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

. इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; 

( क ) दिनांक 21 सितम्बर , 2000 की अधिसूचना सं. का . आ . 850 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात कैंसर सोसायटी , न्यू सिविल 
हास्पिटल कैम्पस , असर्वा, अहमदाबाद - 380016 द्वारा न्यू सिविल हास्पिटल कैम्पस , असर्वा, अहमदाबाद- 380016 में चलाई जा रही कैंसर मरीजों 
के लिए मुफ्त उपचार की परियोजना को और 21 सितम्बर , 2000 की अधिसूचना सं. का . आ . 850 ( अ ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती 


उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 1 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि 
संबंधी कॉलम ( 4 ) में " 611.00 लाख रुपए " के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर " 860. 00 लाख रुपए " अक्षर , अंक तथा शब्द 
प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं. 2/ 2007 / फा . सं. एन . सी.- 274/ 03 /2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi,the 16th July, 2007 
S .O . 1146 (E ). — Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) number S .O . 850 (E ) dated the 21st September , 2000 , issued under sub - section (1) nead with clause (b ) of the 
Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at serial number 
1, for Project for free treatment for cancer patients atNew Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad - 380016 , Gujarat by 
The Gujarat Cancer Society, New Civil Hospital Campus, Asarwa, Ahmedabad - 380016 , Gujarat as an eligible project or 
scheme for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further videnotification 
number So. 1249 (E ), dated the 30th October, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005 and 
which was extended further vide notification number S .O . 1840 (E ), dated the 26th October , 2006 for a period of three years 
beginning with financial year 2006 - 2007; 

And, whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 

And , whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied that the said 
{wuject or scheme is being executed properly,made a further recommendation under sub -rule (5 ) of Rule 11 M ofthe Income 

x Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for enhancing the project cost from Rs. 611. 00 lakhs to Rs. 860. 00 
lakhs ; 


[ भाग 


- खण्ड 3 (ii )]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


• Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) 
ofthe Explanation to Section 35AC ofthe Income-tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), --- - .. 

: (a ) hereby specifies the scheme or Project for free treatment for Cancer patients at New Civil Hospital Campus, 
Asarwa, Ahmedabad - 380016 , Gujarat, which is being carried out by The Gujarat Cancer Society , New Civil Hospital 
Campus, Asarwa, Ahmedabad-380016 , Gujarat ; and . ." 

(b ) further amends the said notification number S. O . 850 (E ), dated the 21st September, 2000, to the following effect, 
namely : 

In the said notification , in the Table against serial number 1, in column (4 ),relating to maximum amount of cost to 
be allowed as deduction under Section 35 - AC , for the letters , figures and word “ Rs.611.00 lakhs ", the letters , figures and 
word " Rs. 850. 00 lakhs " shall be substituted. . 

[ No . 22007/ E. No . NC- 274/3/2007] 
VIJAY KUMAR , Director ( National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1147 ( अ ), जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) की धारा 34 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( सस्व विभाग ) की दिनांक 18 अक्तूबर , 2001 की 
अधिसूचना सं. का. आ . 1045 ( अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने सेंस इंटरनेशनल ( इंडिया ). 405, फेवोराइट रेसीडेन्सी, अपोजिट सेंट जेवियर लोयेला 
स्कूल के सामने में मेमनगर , अहमदाबाद - 380015 द्वारा सम्पूर्ण भारत में अंधबधिरों के लिए सघन पुनर्वास सेवाओं की परियोजना को कर निर्धारण 
वर्ष 2002 - 2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर 
विनिर्दिष्ट किया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. का . आ . 397 ( अ) द्वारा कर वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 से . 
आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था . . 

और , जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है। 

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना 
अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम (5 ) के अन्तर्गत 
उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है। . . . 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेंस इंटरनेशलन ( इंडिया ) 405 , फेवोराइट रेसीडेन्सी , अपोजिट सेंट जेवियर 
लोयेला स्कूल के सामने में मेमनगर, अहमदाबाद - 380015 द्वारा सम्पूर्ण भारत में चलाई जा रही अंधबधिरों के लिए सषन पुनर्वास सेवाओं की 
परियोजना या स्कीम को 2. 00 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 3/20007 / फा. सं. एन सी - 274/ 03/ 2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
. . . ... ... New Delhi , the 16th July , 2007 
S.O . 1147 (E ). - Whereas by notification of the Government to India fri the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) number S. O .1045( E), dated the 18th October, 2001, issued under Sub -section (1) read with clause ( o) of the 
Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serialnumber 
5, for Comprehensive rehabilitation services for the deafblind all over India by Sense International (India ), 405 , Favorite 
Residency , Opposite Saint Xavier s Loyola School, Memnagar , Ahmedabad -380015 as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessinent years 2002- 2003 and which was extended further vide notification number 
S .O . 397 (E ) dated the 23rd March , 2005 for a period of three year beginning with financial year 2004 -2005; : . 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years; 

And whereas the National Committee for Promotion of Socialand Economic Welfare, being satisfied that the said 
project or scheme is being executed properly,made a further recommendation wrider sub- rule (5) of Rule 11 M of the Income 
tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years; 


4 . 


. 


, 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(ii)] 


Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) read with clause (b ) 
of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for 
comprehensive rehabilitation services for the deafblind all over India which is being carried out by Sense International 
(India ), 405 , Favorite Residency, Opposite Saint Xavier s Loyola School,Memnagar, Ahmedabad - 380015 , without any change 
in the approved cost of Rs. 2. 00 crores , as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with 
financial year 2007 - 2008. 

[ No. 3/2007/ E. No. NC -274/03/ 2007] 

VIJAY KUMAR , Director(National Committee) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1148 ( अ. ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ . 
308 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लोक कल्याण समिति 11 - ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राऊज एवेन्यू , नई दिल्ली - 110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली में नेत्र देखभाल योजना की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया गया; और जिसे बाद में दिनांक 13 जून , 2003 की अधिसूचना सं. सा . 
आ . 687 ( अ. ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था , 

और जिसे बाद में दिनांक 2 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का. आ . 136 ( अ.) द्वारा वर्ष 2004 - 2005 से आरंभ होने वाले वितीय वर्ष से तीन 
वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था , 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के उप -नियम ( 5 ) अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफरिश की है ; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक कल्याण समिति 11 -ए, विष्णु दिगम्बर मार्ग, राऊज एवेन्यू , नई दिल्ली 
110002 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नेत्र देखभाल योजना की परियोजना या स्कीम को 1011 . 00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना 
कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप 
में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 4/ 2007/ फा . सं. एन सी - 274/03 / 2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th July, 2007 
S .O . 114 $ (E ).-- Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) number S . O . 308 (E ) dated the 11th May , 1999 , issued under Sub -section ( 1) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the CentralGovernmenthad specified at serial number 3, for Eye 
care programme in the National Capital Region , Delhi by Lok Kalyan Samiti, 11 - A , Vishnu Digamber Marg , Rouse Avenue , 
New Delhi- 110002, as an eligible ; project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000 - 2001 
which was extended further vide notification number S . O . 687 (E ) dated the 13th June , 2003 for a period of two years 
beginning with assessment year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S. O . 136 (E ) dated the 
2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004- 2005 ; 

And, whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years ; 

And, whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said 
project or scheme is being executed properly,made a further recommendation under sub - rule (5) of rule 11M of the Income 
Tax Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income- Tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Eye care 
programme in the National Capital Region , Delhi which is being carried outby Lok Kalyan Samiti, 11- A , Vishnu Digamber 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Marg, Rouse Avenue,New Delhi-110002, without any change in the approved cost of Rs. 1011.00 lakhs, as an eligible project 
or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2007- 2008 , 

No. 42007 / E. No. NC- 274/ 03/ 2007] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1149( अ. ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. का . 
आ . 832 ( अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कर्ण प्रयाग ट्रस्ट, 7 राजा कृष्ण राव रोड , तेनामपेठ , चेन्नई - 600018 , तमिलनाडु द्वारा राजा कृष्ण राव रोड , 
तेनामपेठ , चेन्नई में छोड़े गए शिशुओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए परित्यक्त एवं दत्तक ग्रहण केन्द्र को चलाने की परियोजना को कर 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में काम 
सं. 7 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 18 अक्तूबर , 2001 की अधिसूचना सं. का . आ. 1047 ( अ.) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 
से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद में दिनांक 25 मई, 2005 की अधिसूचना 
सं. का. आ . 713 ( अ ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , 

और जबकि दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. का . आ. 287 ( अ. ) द्वारा अनुमानित लागत को 60 .00 लाख रुपए की कार्पस निधि 
से 40. 00 लाख रुपये जमा 20.00 लाख रुपए की कार्पस निधि करके संशोधित किया गया था और दिनांक 24 अक्तूबर , 2002 की अधिसूचना सं . 
का . आ . 1118 ( अ. ) द्वारा अनुमानित लागत को 40 .00 लाख रुपये जमा 20.00 लाख रुपए की कार्पस निधि से 20.00 लाख रुपए जमा 40 .00 
लाख रुपए की कार्पस निधि करके संशोधित किया गया था और दिनांक 5 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का . आ . 1014 ( अ.) द्वारा अनुमानित 
लागत को 40. 00 लाख रुपये जमा 20.00 लाख रुपए की कार्पस निधि से 20 . 00 लाख रुपए जमा 40.00 लाख रुपए की कार्पस निधि करके 
संशोधित किया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप - नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना लागत को 40 . 00 लाख रुपए जमा 20 
लाख रुपए की कार्पस निधि से , 120 लाख रुपए जमा 40 लाख रुपए की कार्पस निधि करने की सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ पठित 
उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
( क ) एतद्वारा कर्ण प्रयाग ट्रस्ट , 7 राजा कृष्णराव रोड , तेनामपेठ , चेन्नई- 600018 , तमिलनाडु द्वारा राजा कृष्ण राव रोड , तेनामपेठ , चेन्नई 

में छोड़े गए शिशुओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए परित्यक्त एवं दत्तक ग्रहण केन्द्र की चलाई जा रही परियोजना को वित्तीय 
वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट 

करती है , और 
( ख ) दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 832 ( अ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है, नामतः : 

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 7 के सामने , धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की 
अधिकतम राशि संबंधी कालम ( 4) में " 40 . 00 लाख रुपए जमा 20.00 लाख रुपए की कार्पस निधि " के अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर 
" 40 . 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 120. 00 लाख रुपए " अक्षर , अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं. 5/2007/ फा. सं. एन सी - 274 /03 /2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th July , 2007 . 
S. O . 1149 (E ). — Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue) number S . O . 832 (E ) dated the 18th September , 1998, issued under sub - section (1) read with clause (b) of the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC. 3(ii )] 


- - 


- 


- 


M 


+ 


- 


। 


Explanation to section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 
7, for Running Founding -cum -Adoption center for orphaned and destitute children and abandoned babies at Raja Krishna 
Rao Road , Teynampet , Chennai by Karna Prayag Trust, 7 , Raja Krishna Rao Road , Teynampet, Chennai-600018 , Tamilnadu , 
as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 which was extended 
further vide notification number S . O . 1047 (E ) dated the 18th October , 2001 for a period of three years beginning with 
assessment year 2002 - 2003 which was extended further vide notification number S . O .713 ( E ) dated : 25th May , 2005 for a 
period of three years beginning with financial year 2004 -2005 ; 

And whereas vide notification number S .O . 287 (E ) dated the 28th March , 2001 , the estimated co . was arnended from 
Rs. 60 . 00 lakhs as corpus fund to Rs. 40 . 00 lakhs plus a corpus fund of Rs. 20 .00 lakhs and vide notification number 
S .O . 1118 ( E ) dated the 24th October, 2002 the estimated cost was amended from Rs. 40 .00 lakhs plus a corpus fund of Rs. 20 .00 
lakhs to Rs. 20 .00 lakhs plus a corpus of Rs. 40 .00 lakhs and vide notification number S . O . 1014 ( E ) dated the 5th July , 2006 , the 
estimated cost was amended from Rs. 40 .00 lakhs plus a corpus fund of Rs . 20. 00 lakhs to Rs . 20. 00 lakhs plus a corpus of 
Rs. 40.00 lakhs; 

And wheteas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied that the said 
project or schenke is being executed properly,made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule IIM of the Income Tax 
Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a futher period of three years and anhancing We project cost froni 
Rs. 40 .00 lakhs plus a corpus fund of Rs. 20 .00 lakhs to Rs . 120 .00 lakhs including a corpus fund of Rs. 40 .00 lakhs; 

Now , thetefore , the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). 
(a) hereby specifies the scheme or project for Running of Foundling-cum -adoption centre for orphaned and destitute 

children and abandoned babies at Raja Krishna Rao Road , Teynampet, Chennai, which is being carrried out by 
Karna Prayag Trust, 7 , Raja Krishna Rao Road , Teynanun - 1, Chennai-600018 , TamiNaciv . as an eligible project or 

scheme for a further period of three years beginning with financial year 2007- 2008 ; and 
( b ) further amends the said notification number S . O. 832 (15 ) dated the 18th September , 1998, to the following effect, 

namely :- - 
In the said notification , in the Table against serial number 7, in column (4 ), relating to maximum amount of cost to be 
allowed as deduction under Section 35 AC , for the letters, figures and words " Rs. 40 . 00 lakhs plus a corpus fund of Rs. 20 .00 
lakhs ", the letters, figures and words " Rs. 120 .00 lakhs including a corpus fund of Rs. 40 . 00 lakhs " shall be substituted . 

___ No. 5/ 2007/r. No. NC -274/03/ 2007] 
VIJAY KUMAR, Director (National Committee ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1150 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं. का . आ . 
422 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने लॉयन कॉमप्रिहेनसिव आई केयर फाऊंडेशन , मिराज , प्लॉट - 31 , एम आई डी सी , मिराज - 416410 , जिला 
सांगली, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र एम आई डी सी मिराज में अस्पताल के विस्तार के लिए भवन का निर्माण, उपस्करों, वाहन , साजसज्जा की खरीद 
तथा नेत्र चिकित्सा को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 
एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 12 दिसम्बर , 2001 की अधिसूचना 
सं. का. आ . 1212 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया 
गया था , और जिसे दिनांक 25 मई, 2005 की अधिसूचना सं. का . आ . 712 ( अ ) द्वारा वर्ष कर वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11ड के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉयन काम्पिरीहेन्सिव आई केयर फाऊंडेशन , मिराज, प्लॉट -31 , एम आई डी 
सी , मिराज - 416410, जिला सांगली, महाराष्ट्र द्वारा महाराष्ट्र एम आई डी सी मिराज में अस्पताल के विस्तार के लिए भवन का निर्माण , उपस्करों , 
वाहन , साजसज्जा की खरीद तथा नेत्र चिकित्सा को चलाने की परियोजना या स्कीम को 297. 00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई 
परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2007 -2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 6/ 2007 / फा. सं. एन सी - 274/03/ 2007] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

· New Delhi, the 16th July, 2007 
S .O . 1150 ( E ). — Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) number S . 0 . 422 (E ) dated the 19th May, 1998 , issued under sub -section ( 1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13 , for 
Construction of building for expansion of hospital purchase of equipments , vehicle , furnishing and running of Eye Hospital 
at MIDC ,Miraj, Sanghli, District ofMaharashtra by Lions Comprehensive Eye Care Fondation ,Miraj, Plot No. P -31 , M .I. D .C ., 
Miraj-416410 , Distict -Sanghli, Maharasthra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 -2000 and which was extended for a period of three years beginning with assessment year 2002 - 2003 
further vide numbers. O . 1212( E) dated the 12th December , 2001 and which was extended further vide notification number 
S . O . 712 (E ) dated the 25th May , 2005 for a period ofthree years beginning with financial year 2004 -2005; 

And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond nine years ; 

And , whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said 
project or scheme is being executed properly ,made a further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of the Income Tax 
Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years; 

Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for 
Construction of building for expansion of hospital purchase of equipments , vehicle , furnishing and running of Eye Hospital 
atMIDC ,Miraj, Sanghli, District of Maharashtra which is being carried outby Lions Comprehensive Eye Care Foundation , 
Miraj, Plot No. P -31 , M .I.D .C .,Miraj-416410 , Disttict- Sanghli, Maharasthra, without any change in the approved cost of 
Rs. 297.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2007- 2008 . 

___ No . 6/2007/ E. No. NC-274/03/ 2007] 
: VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 


. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2007 
का . आ . 1151 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 4 जनवरी , 2000 की अधिसूचना सं . 
का. आ . 10 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने धन्वन्तरी ट्रस्ट , शंकर फलिया, वंशदा , जिला नवसारी - 396580, गुजरात द्वारा वंशदा , जिला वलसाड़ , 
गुजरात में भवन के निर्माण उपस्करों, यंत्रों, वाहन की खरीद तथा संत रणछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण 
वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर 
विनिर्दिष्ट किया गया था और जिसे बाद में दिनांक 19 अप्रैल , 2004 की अधिसूचना सं. का . आ. 511 ( अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2003 - 2004 से आरंभ 
होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11ड के उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना तथा स्कीम की परियोजना लागत को 210.00 लाख रुपए से बढ़ाकर 218.00 लाख रुपए करके विनिर्दिष्ट करने की सिफरिश की है; 


3166 GI/ 07 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART ]] - SEC . 3(ii)] 


इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए । 

( क ) एतद्द्वारा धन्वन्तरी ट्रस्ट , शंकर फलिया, वंशदा, जिला नवसारी - 396580 , गुजरात द्वारा वंशदा, जिला वलसाड़ , गुजरात में भवन के 
निर्माण उपस्करों, यंत्रों, वाहन की खरीद तथा संत रणछोड़दासजी बापू नेत्र अस्पताल को चलाने की परियोजना को एक पात्र परियोजना अथवा 
स्कीम के रूप में वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है , नामतः 

( ख ) दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 10( अ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः 

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं . 4 के सामने धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि 
संबंधी कालाम ( 4 ) में बिना किसी कार्पस निधि के " 210. 00 लाख रुपए " के अक्षरों , अंकों और शब्दों के स्थान पर " 218. 00 लाख रुपए " अक्षर , 
अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं. 7/ 2007/ फा. सं. एन. सी.-274/03 /2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th July , 2007 
S. O . 1151 ( E). - Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance ( Department of 
Revenue ) number S . O . 10 (E ) dated the 4th January , 2000 , issued under sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35A C of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 4 , for 
Construction of building/purchase of equipments, instruments , vehicle , and running of Sant Ranchhoddasji Bapu Eye 
Hospitalat Vansda, District Valsad ,Gujarat by Dhanvantri Trust, Shankar Falia , Vansada ,District Navasari- 396580 , Gujarat, 
as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000 - 2001 and which was 
extended further vide notification number 8 . 0 . 511( E ) dated the 19th April, 2004 for a period of three years beginning with 
financial year 2003- 2004 ; 

And , whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond six years ; 

And , whereas , the National Comrnittee for Promotion of Social and Economic Welfare , being satisfied that the said 
project or scheme is being executed properly , made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of the Income 
Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancing the project cost 
from Rs . 210.00 lakhs to Rs . 218. 00 lakhs ; 

Now , therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanationto Section 35 AC ofthe Income- Tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), 

(a ) hereby specifies the scheme or project for Construction ofbuilding /purchase of equipments , instruments, vehicle , 
and running of Sant Ranchhoddasji Bapu Eye Hospital at Vansada, District Valsad , Gujarat, which is being carried out by 
Dhanvantri Trust, Shanker Falia, Vansda , District Navasari-396580 , Gujarat as an eligible project or scheme for a further 
period of three yearsbeginning with financial year 2006 -2007 ; and 

(b ) further amends the said notification number S .O . 10 ( E ) dated the 4th January, 2000 , to the following effect, namely :- - 

In the said notification , in the Table against serial number 4 , in column (4 ), relating to maximum amount of cost to be 
allowed as deduction under Section 35AC, for the letters , figures and word " Rs. 210 . 00 lakhs the letters, figures and word Rs. 
218. 00 lakhs without any corpus fund " shall be substituted. 

[ No. 7/2007 /F. No. NC - 274/03 /2007] 

VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2007 
का. आ . 1152 ( अ. ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 18 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना सं . 
का . आ. 791 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरवर मंडल , कमरा सं. 15 प्रथम तल , हिमवन , समाज कल्याण केन्द्र , शांति कुंज सोसायटी, 
प्रीतामरी मार्ग , नजदीक पालदी , अहमदाबाद - 6 द्वारा अहमदाबाद , गुजरात में निर्धन और निराश्रित रोगियों को मुफ्तं चिकित्सा सहायता की 
परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम 


[ भाग - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण : 


11 


mamimar 


के रूप में क्रम सं. 1 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं. का . आ . 686 ( अ ) द्वारा निर्धारण 
वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया 
गया था ; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ . 561 ( अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का . आ. 796( अ ) द्वारा वित्तीय 
वर्ष 2004- 2005 से प्रारंभ होने वाले दर्थ से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि , दिनांक 5 जुलाई , 2000 की अधिसूचना सं. का. आ . 630( अ ) द्वारा अनुमानित लागत को 12.00 लाख रुपए से बढाकर 
36. 00 रुपए कर दिया गया था और दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का . आ . 796 ( अ ) द्वारा अनुमानित लागत को 36 . 00 लाख रुपए 
से बढ़ाकर 72.00 लाख रुपए कर दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा 
स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11ड के उप -नियम (5 ) के अन्तर्गत उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के साथ 
पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात सारवर मंडल, कमरा सं. 15 , प्रथम तल , हिमवन , समाज कल्याण केन्द्र , शांति 
कुंज सोसायटी , प्रीतामरी मार्ग, नजदीक पालदी, अहमदाबाद - 6 द्वारा अहमदाबाद, गुजरात में निर्धन और निराश्रित रोगियों को मुफ्त चिकित्सा 
सहायता की परियोजना को 72 .00 लाख रुपये की अनुमानित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2007- 08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 8/ 2007/ फा . सं. एन. सी.-274/ 03/ 2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th July , 2007 
S .O . 1152 ( E ). Whereas by notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) number S . O . 791 ( E ) dated the 18th September , 1995 , issued under sub - section ( 1 ) read with clause ( b ) of the 
Explanation to Section 35AC of the Income Tax Act , 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specified at serial number 
1, for freemedical aid to poor and destitute patients at Ahmedabad , Gujarat by Gujarat Sarvar Mandal, Room No. 15 , 1st 
Floor, Himavan , Samaj Kalyan Kendra , ShantiKumjSociety , PritamariMarg , Near Paldi, Ahmedabad -6 as an eligible project 
or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996 - 199 ? which was extended further vide notification 
number S . O .686 ( E ) dated the 11th August , 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999 - 2000 which 
was extended further vide notification number S . O . 561(E ) dated the 20th June , 2001 for a period of three year beginning with 
assessmentyear 2002 - 2003 and which was extended further vide notification number S . O . 796 ( E ) dated the 5th July , 2004 for 
a period of three years beginnnig with financial year 2004 - 2005 ; 

And whereas vide notification number S . 0 . 630 ( E ) dated the 5th July , 2000 the estimated cost was enhanced from Rs. 
12 .00 lakhs to Rs. 36 .00 lakhs and vide notification number S . O . 796 ( E ) dated the 5th July , 2004 the estimated cost was 
enhanced from Rs. 36 .00 lakhs to Rs. 72.00 lakhs ; 

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years ; 

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said 
project or scheme is being executed properly ,made a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 1 IM of the Income Tax 
Rules , 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for free 
medical aid to poor and destitute patients at Ahinedabad Gujarat which is being carried out by Gujarat SarvarMandal, Room 
No. 15 , 1st Floor, Himavan , Samaj Kalyan Kendra , Shanti Kunj Society , PritamariMarg, Near Paldi, Ahmedabad -6 , without any 
change in the approved cost of Rs. 72 . 00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning 
with financial year 2007 -08 . 

No . 8/ 2007/ E. No. NC- 274 /03/ 2007] 
VIJAY KUMAR , Direct r {National Committee ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART IISEc . 3(ii )] 


4.- 


अधिसूचना 
! . नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2007 
का . आ . 1153( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप- धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 18 सितम्बर , 1998 की 
अधिसूचना सं. का . आ. 832 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ई एन टी 
चेरिटेबल ट्रस्ट, 4 फिल्का, दफ्तरी रोड , मुम्बई - 400097 द्वारा बन्दनगरी , 
मलाड पूर्व, मुम्बई में स्कूल के लिए उपस्करों की खरीद , भवन के 
निर्माण और कान की देखरेख के लिए केन्द्र की परियोजना को कर 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 
2 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 20 जून , 2001 की 
अधिसूचना सं. का . आ. 564 ( अ) द्वारा निर्धारण वर्ष1999 -2000 से 
आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे 
। बाद में दिनांक 3 फरवरी , 2006 की अधिसूचना सं. का . आ . 
• 142( अ ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से 
एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक 
समय तक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम 
( 5.) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले एक 
वर्ष की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित हप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
ई एन टी चेरिटेबल ट्रस्ट , 4 फिल्का, दफ्तरी रोड , मुम्बई - 400097 
द्वारा बन्दनगरी, मलाड पूर्व, मुम्बई में स्कूल के उपस्करों की खरीद , 
भवन के निर्माण और कान की देखरेख के लिए केन्द्र की परियोजना 
को 375.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत में बिना कोई परिवर्तन 
किए वित्तीय वर्ष 2006 - 07 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों 
की अवधि के लिए एक मात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 9/ 2007 / फा. सं. एन. सी.-274 /03/2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 16th July , 2007 
S. O . 1153 (E ).-- Whereas by notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department 


of Revenue ) number S .O . 832 ( E ) dated the 18th September, 
1998 , issued under sub -section ( 1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 2, for Purchase of equipments , construction 
of building for school and center for the care of ear at 
Bandangari, Malad East, Mumbai by ENTCharitable Trust, 
4 , Filka ,Daftary Road ,Mumbai- 400097 , as an eligible project 
for scheme or a period of three years beginning with 
assessment year 1999 - 2000 which was extended further 
vide notification number S. O . 564 (E ) dated the 20th June , 
2001 for a period of three years beginning with assessment 
year 2002 - 2003 and which was extended further vide 
notification number S . O . 142( E) dated the 3rd February , 
2006 for a period of one year beginning with financial year 
2005 - 2006%; 

And whereas, the said project or scheme is likely to 
extend beyond nine years ; 

And whereas, the National Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 
said project or scheme is being executed properly, made a 
further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of 
the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years; 

Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise 
of the powers conferred by sub -section (1 ) read with clause 
(b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project for purchase of equipments , construction of 
building for school and center for the care of ear at 
Bandangari, Malad East, Mumbai which is being carried 
out by ENT Charitable Trust , 4 , Filka, Daftary Road , 
Mumbai- 400097 , without any change in the approved cost 
of Rs. 375 .00 lakhs, as an eligible project or scheme for a 
further period of three year commencing from the financial 
years 2006- 2007 . 

[ No. 9/2007/ENo. NC -274/03/2007 ] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ 1154( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 11 नवम्बर , 2005 की 

अधिसूचना सं. का. आ . 1586 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कोहीशन 
फाऊन्डेशन ट्रस्ट , 6 सेजल अपार्टमेंट, नवनीत प्रेस के पीछे, गुरूकुल 
रोड , मेमनगर, अहमदाबाद -380052 द्वारा गुजरात के सामाजिक , 
आर्थिक रूप से अलाभप्रद क्षेत्रों के सतत् विकास की परियोजना को 

वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 2 वर्षों 
__ की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में कम 

सं. 11 पर विनिर्दिष्ट किया गया था ; 


[ भाग II -- खण्ड 3 (ii)]] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


13 


और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के दो वर्षों से अधिक disadvantaged areas of Gujarat which is being carried out 
समय तक चलने की संभावना है । 

by Cohesion Foundation Trust , 6 , Sejal Apartment, B / H 

Navneet Press, Gurukul Road , Memnagar, Ahmedabad 
और जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 

380 052 , without any change in the approved cost of 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर की उक्त Rs. 2 .04 crores, as an eligible project or scheme for a further 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , period oftwo years beginning with financial year 2007-2008 . 
इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम 

___ No . 10 / 2007 / E. No . NC - 274/ 03/ 2007 ] 
( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले दो 

. VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 
वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
की है । 

. अधिसूचना .. .. . . . 
इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2007 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीरण के खण्ड 

का . आ 1155( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
करते हुए कोहीशन फाऊन्डेशन ट्रस्ट , 6, सेजल अपार्टमेंट, नवनीत साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
प्रेस के पीछे, गुरुकुल रोड , मेमनगर अहमदाबाद -380052 द्वारा गुजरात वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 3 अक्तूबर , 1997 की 
के सामाजिक - आर्थिक रूप से अलाभप्रद क्षेत्रों के सतत विकास की अधिसूचना सं. का . आ . 698 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने नवसारी 
परियोजना या स्कीम को 2. 04 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में लॉयन सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, आशापुरी रोड , दुधिया तालाब, नवसारी , 
बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ होने वाले गुजरात - 396445 द्वारा नवसारी में मणिलाल रिखबचंद कोठारी लॉयन्स 
वर्ष से आगे दो वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा आर्थोपेडिक्स और सामान्य अस्पाताल के लिए उपस्करों की खरीद 
स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

और उपयुक्त अस्पताल को चलाने की परियोजना को कर निर्धारण 
[ सं . 10/ 2007 / फा . सं. एन. सी .- 274/03/ 2007 ] वर्ष 1998 - 1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की 

अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम 
विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया गया था जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2000 
NOTIFICATION 

की अधिसूचना सं. का . आ . 304 ( अ ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 
New Delhi, the 16th July , 2007 

से आरंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
. S. O . 1154( E ). - Whereas by notification of the 

अथवा स्कीम के रूप में आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में 
• Government ofIndiainthe Ministry of Finance ( Department दिनांक 5 जुलाई , 2004 की अधिसूचना सं. का. आ . 791 ( अ) द्वारा 

of Revenue ) number S . O . 1586 (E ), dated the 11th November, वित्तीय वर्ष 2003 - 2004 से प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष से तीन वर्षों 
2005 , issued under Sub -section (1) read with clause (b ) of 

की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; 
the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, . 
1961 (43 of 1961 ), the CentralGovernment had specified at और जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक 
serial number 11 , for sustainable development of socio समय तक चलने की संभावना है ; 
economically disadvantaged areas ofGujarat by Cohesion 
Foundation Trust ,6 , Sejal Apartment, Behind Navneet Press , 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
Gurukul Road , Memnagar, Ahmedabad - 380052 , as an के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
eligible project or scheme for a period of two years ___ _ परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
beginning with financial year 2005 -2006 ; 

इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 115 के उप-नियम 
And whereas , the said project or scheme is likely to ( 5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों 
extend beyond two years ; 

की अवधि के लिए और परियोजना लागत को 2.00 करोड़ रुपये की 
And whereas, the National Committee for Promotion कार्पस निधि सहित 156 . 80 लाख रुपए से बढ़ाकर 4. 00 करोड़ रुपए 
of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 

करने की सिफारिश की है । 
said project or scheme is being executed properly ,made a 
further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11M of ___ इसलिए अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 
the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project ____ 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
or scheme for a further period of two years ; 

( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
Now , therefore , the Central Government, in exercise करते हुए : 
of the powers conferred by Sub -section ( 1) read with clause 
( b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax 

( क ) नवसारी लॉयन धर्मार्थ न्यास, आशापुरी रोड , दुधिया 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or तालाब, नवसारी, गुजरात -396445 द्वारा नवसारी में मणिलाल रिखबचंद 
project for sustainable development of socio - economically कोठारी लॉयन्स आर्थोपेडिक्स और सामान्य अस्पताल के लिए उपस्करों 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)] 


की खरीद और उपर्युक्त अस्पताल को चलाने की परियोजना वित्तीय 
वर्ष 2006 - 07 से प्रारंभ होने वाले वर्ष में आगे तीन वर्षों की अवधि के । 
लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती 


( ख ) दिनांक 3 अक्तूबर , 1997 की अधिसूचना सं. का. आ . . 
698 ( अ ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है , नामतः : 

. उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 12 के सामने धारा । 
35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम 
राशि संबंधी कालम ( 4 ) में " 156.80 लाख रुपए " अक्षरों, अंकों 

और शब्दों के स्थान पर " 2. 00 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 
4.00 करोड़ रुपए " अक्षर , अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे । 

[ सं. 11 / 2007/ फा . सं. एन . सी .- 274/03/ 2007 ] 

विजय कुमार ,निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th July , 2007 " . 
SO. 1 35 (E ).- Whereas by notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) number S .O . 698 (E ), dated the 
3rd October , 1997 , issued under sub - section ( 1) read with 
clause (b ) of the Explanation to section 35AC of the Income 
tax Act, 1961|( 43 of 1961), the Central Government had 
specified at serial number 12, for purchase of equipments 
for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopaedic and 
General Hospital and running of said Hospital at Navsari, 
Gujarat by Navsari Lions Sarvajanik Charitable Trust, 
Ashapuri Road, Dudhia Talav, Navsari, Gujarat-396445, as 
an eligible project or scheme for a period of three years 
beginning with assessment year 1998 - 1999 which was 
extended further vide notification mmber S .O . 304 (E ), dated 
the 29th March , 2000 for a period of three years beginnings 
with assessment year 2001-2002 and wbich was extended 
further vide rmptification number S. 0 . 791 ( E ), dated the 
5th July, 2004 for a period of three years beginning with 
financial year 2003 -2004 ; 

And, whereas the said project or scheme is likely to 
extend beyond nine years ; 

And, whereas the National Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare , being satisfied that the 
said project of scherne is being executed properly , made a 
further recommendation under sub-rile (5 ) of rule 11M of 
the Income- tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years and enhancing 
the project cost from Rs. 156 .80 lakhs to Rs. 4. 00 crores 
including a corpus fund of Rs. 2.00 crores; 

Now , therefore , the Central Government, in exercise 
of the powers conferred by Sub - section (1) read with clause 
( b) of the Explanation to Section 35AC of the Income - tax 
Act , 1961 ( 43bf 1961), 

(a ) hereby specifies the scheme or project for 
Construction of building/ purchase of equipments , 
instruments, Vehicle and running ofpurchase of equipments 


for Manilal Rikhavchand Kothari Lions Orthopaedic and 
General Hospital and running of said hospital at Navsari, 
Gujarat , which is being carried out by Navsari Lions 
Sarvajanik Charitable Trust, Ashapuri Road , Dudhia Talav, 
Navsari,Gujarat- 396445 as an eligible project or schemefor 
a further period of three years beginning with financial 
year 2006 - 2007 ; and 

(b ) further amends the said notification number 
S .O . 698 (E ), dated 3rd October, 1997, to the following effect, 
namely : -- 

In the said notification , in the Table , against serial 
number 12 , in column (4 ), relating to maximum amount of 
cost to be allowed as deduction under section 35AC , for 
the letters, figures and word “ Rs. 156 .80 lakhs” , the letters, 
figures and words “ Rs. 4 .00 crores including a corpus 
fund of Rs. 2 .00 crores” shallbe substituted . 

No. 11/ 2007/ F. No. NC- 274/03/ 2007] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 

अधिसूचना . 
नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 | 
का . आ 1156( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 17 मार्च, 1994 की 

अधिसूचना सं. का . आ . 228 ( अ. ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने मुरलीधर 
जालान फाउंडेशन, 25, बाल्लिगुंज सरकुलर रोड , कलकत्ता - 700019 
द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना हेतु पच्चीस प्राइमरी स्कूलों 
का निर्माण, दस सामुदायिक केन्द्रों , पांच स्वास्थ्य केन्द्रों , चलती -फिरती 
डिस्पेंसरियों, सड़क निर्माण, गरीबों के लिए सौ आवासीय इकाइयां , 
सौ कम लागत वाले शौचालयों और खेल - कूद स्टेडियम की पहले 
चरण की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1994 -1995 से आरंभ होने 
वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 12 पर विनिर्दिष्ट किया गया था 
जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई , 1996 की अधिसूचना सं. का. आ . 
482 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1997 - 1998 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया 

था जिसे बाद में दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं. का . आ . 
322( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000 - 2001 से आरंभ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया 
गया था और जिसे बाद में दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना 
सं. कां . आ. 349 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से आरंभ 
होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा 
दिया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के बारह वर्षों से 
अधिक समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर की उक्त 


[ भाग 


- खण्ड 3(ii)] 


• भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


MA. . 


परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, further recommendation under sub- rale (5) of rule 11M of 
इस समिति ने आय - कर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के 

the income -tax Rules , 1962 for specifying the said project 
उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को - 

or scheme for a further period of three years ; 
अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 

.. Now,therefore, the Central Government ,inexercise . 

of the powers conferred by Sub-section ( 1) read with clause 
सिफारिश की है । 

(1 ) of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax 
इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , Act, 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीरण के खण्ड ( ख ) 

project for Integrated Rural Development project 
के साथ पठित उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते । 

comprising construction of twenty five primary schools , 

ten community centres, one vocational training centre at 
हुए , मुरलीधर जालान फाउंडेशन , 25 , बाल्लिगुज सरकुलर रोड , 

Dibrugarh , one hundred old age homes, one hundreds 
कलकत्ता - 700019 द्वारा चलाई जा रही एकीकृत ग्रामीण विकास tubewels, live health centures , mobile . dispersaries , rand 
परियोजना हेतु पच्चीस प्राइमरी स्कूलों का निर्माण , दस सामुदायिक construction, one hundred dwelling units for poor, one 
केन्द्रों, पांच स्वास्थ्य केन्द्रों, चलती - फिरती डिस्पेंसरियों, सड़क निर्माण, hundred low - cost latrims and first phase of sports stadium , 
गरीबों के लिए सौ आवासीय इकाइयां, कम लागत वाले सौ शौचालयों । 

carried out by Murledhor Jalan Foundation , 25, Ballygunge 

Circular Road , Calcutta- 700019, without any change in the 
और खेल - कूद स्टेडियम के पहले चरण की परियोजना या स्कीम को 

approved cost of Rs. 417. 74 lakhs as an eligible project or 
417.74 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के scheme for a further period of three years beginning with 
वित्तीय वर्ष 2005 - 2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की financialyear 2005- 2006 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवां स्कीम के रूप में 

... No. 12/2007/ENO. NC- 274/03/ 2007] 
विनिर्दिष्ट करती है । 

:: VIJAY KUMAR, Director (NationalCommittee ) 
[ सं. 12 /2007 / फा. सं. एन . सी.- 274/ 03/ 2007 ] 
विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
· NOTIFICATION 

का . आ . 1157 ( जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
New Delhi, the 16th July , 2007 

( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
S. O . 1156 ( E ). -- Whereas , by notification of the 

के साथ पठित उप - चाप (1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार 
Government of India in the Ministry of Finance (Department वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 16 जनवरी , 1998 की 
of Revenue ) number S . O . 228 ( E ) dated the 17th March . 

अधिसूचना सं. का. आ . 54 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने अनुव्रत 
1994 , issued under Sub -section ( 1 ) read with clause ( b ) of 

ग्राम भारती संस्थान , विनयपुरम , डाकखाना चंकशेड , 
the Explanation to Section 35AC of the Income -tax Act , 

तहसील - भीलवाड़ा, राजस्थान द्वारा विनयपुरम, जिला भीलवाड़ा , 
1961 ( 43 of 1961 ), theCentral Government hadspecified at 
serialnumber 12 , for Integrated Rural Development project 

राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना - प्राइमरी स्कूल के लिए भवन 
comprising construction of twenty five primary schools, निर्माण , महिला और बाल कल्याण केन्द्र , कर्मचारी आवास , विश्राम 
ten community centres, one vocational training center at गृह, प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल, रसोई और भोजन हॉल, ध्यान 
Dibrugarh , one hundred old age homes , one hundred 

केन्द्र, प्रशासनिक खंड की परियोजना को करनिर्धारण वर्ष 1998 - 1999 
tubewells, five health centres, mobile dispensaries, road 

से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक 
construction , one hundred dwelling units for poor, one 
hundred low -cost latrines and first phase of sports stadium , 

पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट 
by Murleidhor Jalan Foundation , 25 , Ballygunge Circular . किया गया था जिसे बाद में दिनांक 23 फरवरी 2000 की अधिसूचना 
Road , Calcutta -700019, as an eligible project for scheme for सं. का . आ . 159 ( अ ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से आरंभ 
a period of three years beginning with assessment year 

होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बड़ा 
1994 - 1995 which was extended further vide notification 

दिया गया था जिसे बाद में दिनांक 19 मार्च , 2004 की अधिसूचना सं 
number S . 0 . 482 (E ) dated the Sth July , 1996 for a period of 
three years beginnings with assessment year 1997 - 1998 

____ का आ . 374 ( अ) कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से आरंभ होने 
and which was extended further vide notification number बाले निर्धारण का से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया 
S . O . 349 (E ) dated the 31st March , 2003 for a period of three गया था 
years beginning with assessment year 2003- 2004%3; 

____ और , जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक 
And , whereas, the said project or scheme is likely to 

समय तक चलने की संभावना है। 
extend beyond twelve years; 
And , whereas, the NationalCommittee for Promotion 

और , जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
of Social and Economic Welfare , being satisfied that the के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
said project or scheme is being executed properly, made a परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 


. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )] 


इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के 
उप -नियम ( 1 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

इसलिए, अब , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , . 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , अनुव्रत ग्राम भारती संस्थान, विनयपुरम , डाकखाना चंकशेड , 
तहसील - भीलवाड़ा, राजस्थान द्वारा चलाई जा रही विनयपुरम , जिला 
भीलवाड़ा, राजस्थान में ग्रामीण विकास परियोजना- प्राइमरी स्कूल के 
लिए भवन निर्माण , महिला और बाल कल्याण केन्द्र, कर्मचारी आवास , 
विश्राम गृह , प्रयोगशाला और पुस्तकालय हॉल , रसोई और भोजन । 
हॉल , ध्यान केन्द्र , प्रशासनिक खंड की परियोजना या स्कीम को 
60.00 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के 
वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 से प्रारंभ होने वाले से आगे तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है। 
1 [ सं. 13/ 2007/ फा . सं. एन . सी. - 274/ 03 / 2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


AMRAAT 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th July, 2007 
S . O . 1157 ( E ). — Whereas, by notification of the 
Government of India in theMinistry of Finance ( Department 
of Revenue), number S . O . 54 (E ) dated the 16th January, 
1998 , issued under sub - section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income Tax Act , 
1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at 
serial number 13 , for Rural development project - - 
construction of building for primary school, women and 
child welfare centre, staff quarters, guest house, laboratory 
and library hall, kitchen and dining hall , meditation hall , 
administrative block at Vinayapuram , District- Bhilwara , 
Rajasthan by AnuvratGram Bharti Sansthan , Vinaypuram , 
P. O . Chankshed, Tehsil - Mandal, District- Bhilwara , 
Rajasthan , as an eligible project or scheme for a period of 
three years beginning with assessment year 1998 -1999 
which was extended fruther vide notification number S . O . 
159 ( E) dated the 23rd February, 2000 for a period of three 
years beginning with assessment year 2001 -02 and which 
was extended further vide notification number S .O . 347( E ) 
dated the 19th March , 2004 for a period of three year 
beginning with financial year 2003-2004 ; 

And , whereas, the said project or scheme is likely to 
extend beyond nine years ; 

And ,whereas, the National Committec forPromotion 
of Social and Economic Welfare, being satisifed that the 
said project or scheme is being executed properly,made a 
further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of 
the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years, 


Now , therefore , the CentralGovernment, in exercise 
ofthe powers conferred by sub- section (1) read with clause 
(b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 196 } ), hereby specifies the scheme (:: 
project for Rural Development Project -- -construction ! 
building for primary school, wore at: child welfare centr::, 
staff quarters, guest house , laboratory and library hall , 
kitchen and dining hall,meditation hall, administrative block 
at Vinayapuram , District -Bhilwara , Rajasthan , which is being 
carried out by AnuvratGram Bharti Sansthan , Vinaypuram , 
P .O . Chankshed , Tehsil - -Mandal, District- Bhilwara , 
Rajasthan , without any change in the approved cost of Rs. 
60.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further 
period of three years beginning with financial year 2006 
2017 . 

[ No. 13/2007/FNo. NC -274/03/2007] 
VIJAY KUMAR, Director (National Committee) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 
का. आ . 1158( अ)..---.जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 
(1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 12 दिसम्बर , 1997 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 862 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने डॉ. एम . 
एल . धावले मेमोरियल ट्रस्ट मार्फत डॉ. के. एम . धावले., सेखसराय 
बिल्डिंग , 40 , पारेख स्ट्रीट , गीरगाम , मुम्बई - 400004 द्वारा ( क ) 30 
बिस्तर वाले अस्पताल का भवन निर्माण , चिकित्सा उपकरणों , 
साज - सज्जा , एम्बुलेंस और प्रारंभिक खर्चे ( ख ) मौजूदा अस्पताल 
का आधुनिकीकरण , चिकित्सा उपकरणों , साज - सज्जा, एम्बुलेंस , 
प्रारंभिक खर्च और ( ग ) चलते -फिरते स्वास्थ्य क्लीनिक तथा 
सामुदायिक स्वास्थ्य कामगार कार्यक्रम को चलाने संबंधी परियोजना 
को कर निर्धारण वर्ष 1998 - 1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम सं. 4 पर विनिर्दिष्ट किया गया था , जिसे बाद में दिनांक 
28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. का . आ . 283 ( अ ) द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 2001 - 2002 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन 
वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में 
दिनांक 29 सितम्बर , 2003 की अधिसूचना सं. का. आ . 283 ( अ ) 
द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2004 -2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ; 

और , जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के नौ वर्षों से अधिक 
समय तक चलने की संभावना है ; 

और , जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के 
उप - नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन 
वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की 


[ भाग I - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


इसलिए, अब , केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए डा. एम. एल. धावले मेमोरियल ट्रस्ट मार्फत डॉ. के . एम. 
धावले., सेखसराय बिल्डिंग, 40, पारेख स्ट्रीट, गीरगाम, मुम्बई - 400004 
द्वारा चलाई जा रही 30 बिस्तर वाले अस्पताल का भवन निर्माण , 
चिकित्सा उपकरणों , साज - सज्जा, एम्बुलेंस और प्रारंभिक खर्चे( ख ) 
मौजूदा अस्पताल का आधुनिकीकरण, चिकित्सा उपकरणों, साज - सज्जा , 
एम्बुलेंस, प्रारंभिक खर्च और ( ग ) चलते - फिरते स्वास्थ्य क्लीनिक । 
तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कामगार कार्यक्रम को चलाने संबंधी परियोजना 
या स्कीम को 36.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित 270.00 
लाख रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय 
वर्ष 2006 - 2007 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे. तीन वर्षों की अवधि 
के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती 


[ सं. 14/ 2007/ फा. सं. एन . सी. -274 / 03/ 2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th July, 2007 
S. O . 1158 ( E). - Whereas, by notification of the 
Government of India in theMinistry of Finance (Department 
of Revenue ), number S .O . 862(E ) dated the 12th December , 
1997, issued under Sub -section ( 1) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income- Tax Act , 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 4, for (a ) Construction ofbuilding ,medical 
equipments , furnishing , ambulance and preliminary 
expenses of 30 bed hospital, (b ) Modernisation of existing 
hospital, medical equipements , furnishing, ambulance , 
preliminary expenses; and (c ) undertaking mobile helath 
clinics and community health workers programme by 
Dr. M .L . Dhawale Memorial Trust, Clo Dr. K .M . Dhawale , 
Sekhsaria Building , 40, Parekh Street, Girgaum , Mumbai 
400004, as an eligible project or scheme for a period of 
three years beginning with assessment year 1998 - 1999 
which was extended fruther vide notification number S: O . 
283 ( E ) dated the 28th March , 2001 for a period of three 
year beginning with assessment year 2001-2002 and which 
was extended further vide notification number S. O . 283 ( E ) 
dated the 29th September , 2003 for a period ofthree years 
beginning with financial year 2004-2005; 

And , whereas ,the said project or scheme is likely to . 
extend beyond nine years ; 

And , whereas, the National Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 
said project or scheme is being executed properly,made a 
further recommendation under sub-rule (5) of rule.11 Mof 
the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years ; 

__ _ Now,therefore, the Central Government , in exercise 
of the powers conferred by Sub - section ( 1) read with clause 
( b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or 


project for ( a ) Constrụction of building , medical 
equipments , furnishing, ambulance and preliminary 
expenses of 30 bed hospital, (b ) Modernisation of 
existing hospital, medical equipements , furnishing, 
ambulance, preliminary expenses ; and (c) undertaking 
mobile helath clinics and community health workers 
programme by Dr. M .L . Dhawale Memorial Trust, C /O 
Dr. K . M . Dhawale, Sekhsaria Building , 40 , Parekh Street , 
Girgaum , Mumbai- 400004 , without any change in the 
approved cost of Rs. 270 .00 lakhs plus a corpus fund of 
Rs. 36 .00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further 
period of three years beginning with financial year 
2006- 2007 . 

No. 14/ 2007/ F. No. NC -274/ 03 / 2007] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2007 
का . आ . 1159 ( अ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 । 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 24 जनवरी, 2005 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 81 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने चाइल्डलाइन 
इंडिया फाउंडेशन , दूसरी मंजिल, नानाचौक म्यूनिसिपल स्कूल, फरेरे 
ब्रिज लो लेवल , ग्रांट रोड स्टेशन के समीप , मुम्बई- 400 007 द्वारा 
चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 
2004 - 2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर 
विनिर्दिष्ट किया था ; . 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक 
समय तक चलने की संभावना है । 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के 
उप -नियम (5 ) के अ... र्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन , दूसरी मंजिल , नानाचौक 
म्यूनिसिपल स्कूल , फरेरे ब्रिज लो लेवल, ग्रांट रोड स्टेशन के समीप , 
मुम्बई- 400 007 द्वारा चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन की परियोजना 
या स्कीम को 2,66 ,00, 000 रूपए की अनुमोदित लागत में बिना कोई 
परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 15/ 2007/ फा. सं. एन . सी.- 274 /03 /2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


31666107 - 3 


18 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ---SEC . 3(ii )] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th July , 2007 
S . O . 1159 ( E )... . Whereas by notification of the 
Governmentof India in theMinistry of Finance (Department 
of Revenue ), number S .O . 81( E ) dated the 24th January , 
2005 , isqued under Sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income- Tax Act, 
1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at 
serialnumber 4 , for Childline India Foundation by Childline 
India Foundation , 2nd Floor,Nanachowk MunicipalSchool , 
Frere Bridge Low Level, Near Grant Road Station ,Mumbai 
400007, as an eligible project or scheme for a period of 
three years beginning with financial year 2004 -2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to 
extend beyond three years ; 

Apd whereas the National Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare , being satisfied that the 
said project or scheme is being executed properly,made a 
further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 Mof 
the Income-tax Rules , 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years ; 
. Now , therefore, the CentralGovernment, in exercise 
of the powers conferred by Sub -section (1) read with clause 
(b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or 
project for Childline India Foundation , which is being 
carried out by Childline India Foundation 2nd Floor , 
Nanachowk Municipal School, Frere Bridge Low Level, 
Near Grant Road Station , Mumbai-400 007, without any 
change in the approved cost of Rs . 2, 66 ,00, 000, as an eligible 
project or scheme for a further period of three years 
beginning with financial year 2007 -2008 . 

[ No. 15/ 2007/F. No. NC-274/03/ 2007] 
VIJAY KUMAR , Director ( National Committee ) 


और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, 
इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के 
उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
अगले तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की 
सिफारिश की है । 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए डा. अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट, चोक्सी वाडी के 
नजदीक , राधा कृष्ण मंदिर के सामने, रेंडर रोड , सूरत , गुजरात - 395009 
द्वारा चलाई जा रही डॉ . अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट द्वारा 
छात्रावास चलाने , चिकित्सा , स्व रोजगार परियोजनाओं सम्बन्धी 
परियोजना या स्कीम को 272 .00 लाख रुपए की ( कार्पस निधि ) की 
अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 
से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 16/ 2007 / फा. सं. एन . सी. -274 / 03 /2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
____ New Delhi, the 16th July , 2007 

S. 0 . 1160 ( E ). - Whereas by notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue), number S . O . 1237 ( E ) dated the 28th October , 
2003, issued under Sub -section ( 1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35 AC of the Income- Tax Act , 
1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at 
serial number 5, for Running of hostel, medical, self 
employment projects by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan 
Trust, Surat by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Near 
Choksi Vadi, Opp .Radha Krishna Temple , Rander Raod , 
Surat , Gujarat- 395009 , as an eligible project or scheme for a 
period of three years beginning with assessment vears 
2004 - 2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to 
extend beyond three years ; 

And whereas the National Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare , being satisifed that the 
said project or scheme is being executed properly, made a 
further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M of 
the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period of three years ; 

Now , therefore, the Central Government in exercise 
of the powers conferred by Sub -section ( 1) read with clause 
(b ) of the Explanation 10 Section 35AC of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project for Running of hostel, medical, self- employment 
projects by Dr. Ambedkar Vanvasi Kalyan Trust, Surat 
which is being carried out by Dr. Ambedkar VanvasiKalyan 
Trust, Near Choksi Vadi, Opp . Radha Krishna Temple , 
Rander Raod, Surat , Gujarat- 395009, without any change 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2107 
का . आ . 1160( अ). --- जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पंठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 28 अक्तूबर , 2003 की 
अधिसूचना सं. का. आ. 1237 ( अ. ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने 
डा. अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट , चोक्सी वाडी के नजदीक , 
राधा कृष्णा मंदिर के सामने , रेंडर रोड , सूरत, गुजरात -395009 द्वारा 
डा. अम्बेडकर वनवासी कल्याण ट्रस्ट द्वारा छात्रावास चलाने , चिकित्सा , 
स्व रोजगार परियोजनाओं संबंधी परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 
2004 - 2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर 
विनिर्दिष्टं किया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक 
समय तक चलने की संभावना है । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


19 


in the approved cost of Rs . 272 .00 lakhs (corpus fund ) as ( क ) एतद्द्वारा जीवन ज्योत चेरिटेबल ट्रस्ट , ठक्कर हाउस , 
an eligible project or scheme for a further period of three 

19 डी , पुशतिकर सोसायटी , रोड सं. 4 , जोगेश्वरी 
years beginning with financial year 2006 - 2007 . 

( प ), मुम्बई - 400102 द्वारा चिकित्सा सहायता के लिए 
INo . 16/ 2007/ ENo. NC -274/03/ 2007] 

मरीजों की मदद / सहायता , शिक्षा, खाद्यान्न की परियोजना 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 

को वित्तीय वर्ष 2007 - 08 से शुरू होने वाली अगली 
अधिसूचना 

तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2007 

अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 
का . आ . 1161( अ ). ..- जबकि आयकर अधिनियम , 1961 

( ख ) दिनांक 18 सितम्बर , 1998 की अधिसूचना सं. कां. आ . 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 

832 ( अ ) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है , 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, 

नामतः : - - 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 18 सितम्बर, 1998 की 

उक्त अधिसूचना की सारणी के क्रम सं. 3 के सामने , धारा 35 
अधिसूचना सं. का . आ . 832 ( अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार जीवन ज्योत क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाने वाली लागत की 
चेरिटेबल ट्रस्ट , ठक्कर हाउस , 19 डी , पुशतिकर सोसायटी, रोड अधिकतम राशि संबंधी कालम ( 4 ) में " 25 लाख रुपए की कार्पस 
सं. 4 , जोगेश्वरी ( प. ) , मुम्बई-- 400102 द्वारा चिकित्सा सहायता के निधि सहित 135. 00 लाख रुपए " के अक्षरों , अंकों और शब्दों के 
लिए मरीजों की मदद/ सहायता, शिक्षा, खाद्यान्न की परियोजना को स्थान पर " 50.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 250.00 लाख 
कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से रुपए " अक्षर, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 

[ सं. 17/2007/ फा. सं. एन. सी .-274/ 03/2007 ] 
रूप में क्रम सं. 3 पर विनिर्दिष्ट किया गया था , जिसे बाद में दिनांक 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
20 जून , 2001 की अधिसूचना सं. का . आ. 549 ( अ. ) द्वारा निर्धारण 
वर्ष 2002 -2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की 

NOTIFICATION 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में आगे 

New Delhi, the 16th July , 2007 
बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 की 

S . O . 1161( E ). --- Whereas by notification of the 
अधिसूचना सं. का . आ. 395 ( अ ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004- 2005 से 

Government of India in the Ministry of Finance (Depart 

ment of Revenue) number S . O . 832 ( E ), dated the 18th Sep 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया 

tember, 1998 , issued under sub -section ( 1 ) read with clause 

(b ) of the Explanation to Section 35A C of the income- tax 
और जबकि दिनांक 1 अप्रैल , 1999 की अधिसूचना सं. 

Act , 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had speci 

• fied at serial number 3, for help/ assistance to patients for 
का . आ . 222( अ ) द्वारा अनुमानित लागत को 100. 00 लाख रुपए 

medical aid , education, foodgrains , by Jivan Jyot Chari 
की अनुमोदित लागत में से कार्पस निधि के रूप में 25.00 लाख रुपए table Trust, Thakkar House , 19D , Pushtikar Society , Road 
से 25. 00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 135.00 लाख रुपए तक No.4 , Jogeshwari( W ), Mumbai- 400102 , as an eligible project 
संशोधित किया गया था ; 

or scheme for a period of three years beginning with as 

sessment year 1999 - 2000 which was extended further vide 
और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक notification number 9 . 0 . 549 (E ), dated the 20th June, 2001 
समय तक चलने की संभावना है ; 

for a period of three years beginning with assessment year 

2002 - 2003 and which was extended further vide 
__ और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 

notification number 9 .0 .395 ( E ), dated the 23rd March , 2005 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त for a period of three years beginning with financial year 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , . 2004- 2005 ; 
इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11ड के उप 

And, whereas, vide notification number S . O . 222 ( E ), 
नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले 

dated the 1st April, 1999 the estimated cost was amended 

from Rs. 25 .00 lakhs as corpus fund out of approved cost 
तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने तथा परियोजना . 

of Rs. 100 . 00 lakhs to Rs.135 . 00 lakhs including a corpus 
लागत को 25 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 135. 00 लाख रुपए । fund of Rs. 25.00 lakhs; 
से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 250. 00 लाख 

And , whereas, the said project or scheme is likely to 
रूपए करने की सिफारिश की है । 

extend beyond nine years ; 
इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 

And whereas the National Committee for Promotion 

of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीरण के खण्ड 

said project or scheme is being executed properly , made a 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 1 IMof 
the Income- tax Rules, 1962 for specifying the said project 


था ; 


1166 Gil/07 - 4 


20 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii )] 


or scheme for a further period of three years and enhanc 1602 ( अ ) के द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005 - 2006 से आरंभ होने वाले 
ing the project cost from Rs. 135 .00 lakhs including a 

निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था ; 
corpus fund of Rs. 25 lakhs to Rs. 250 .00 lakhs including a 
corpus fund of Rs. 50 lakhs; 

और , जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के ग्यारह वर्षों से 
Now , therefore , the CentralGovernment in exer 

अधिक समय तक चलने की संभावना है ; 
cise of the powers conferred by sub -section ( 1) read with 

और , जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की 
clause (b ) of the Explanation to Section 35A C of the 

अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961), --- 

उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही 
(a ) hereby specifies the scheme or project for help / 

है , इस समिति ने आयकर नियमावली , 1962 के नियम 11 ड के 
assistance to patients for medical aid, educa 
tion , foodgrains, which is being carried out by 

उप -नियम ( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को 
Jivan Jyot Charitable Trust, Thakkar House , अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश 
: 19D , Pushtikar Society, Road No . 4 , की है ; 

Jogeshwari( W ),Mumbai-400102 as an eligible 
project or scheme for a further period of three 

इसलिए, अब , केन्द्रीय सरकार , एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
years beginning with financialyear 2007-2008 ; 

___ 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीरण के खण्ड 
I and 

( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
(b ) further amends the said notification number करते हुए, ईश्वर नेत्र संस्थान , एन - 132 , पंचशिला पार्क , नई 

S. 0 . 832( E) dated the 18th September, 1998, to दिल्ली -110017 द्वारा उत्तर प्रदेश , हरियाणाः और राजस्थान के आस -पास 
; the following effect , namely : 

के गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही सहायता कार्यक्रमों के 
In the said notification , in the Table against serial विस्तार हेतु परियोजना या स्कीम को 208 .97 लाख रुपए की अनुमानित 
number 3, in column (4 ), relating to maximum amount of 

लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2007 - 2008 से प्रारंभ 
cost to be allowed as deduction under Section 35 A C , for 
the letters, figures and words " Rs.135.00 lakhs including a 

होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र 
corpus fund of Rs. 25 lakhs " the letters , figures and words 

परियोजना अथवा स्कीम के रूप में निर्दिष्ट करती है । 
“ Rs. 250 . 00 lakhs including a corpus fund of Rs.50 lakhs " 

[ सं. 18/ 2007/ फा . सं. एन. सी. - 274/03/ 2007 ] 
shall be substituted . 
___ [ No. 17/ 12007/F. No. NC-274/3/2007] 

. विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) . 
. VIJAY KUMAR, Director( National Committee ) 

NOTIFICATION 
अधिसूचना 

New Delhi, the 16th July, 2007 
नई दिल्ली, 16 जुलाई , 2007 

S. O . 1162 ( E ). — Whereas by notification of the 

Government of India in the Ministry of Finance (Depart 
का . आ 1162( अ ), — जबकि , आयकर अधिनियम , 1961 ment ofRevenue ) number S . O .471( E ) dated the 26th May , 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) 1995 , issued under sub - section ( 1 ) read with clause (b ) of 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 

the Explanation to Section 35A C of the Income-tax Act , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 26 मई , 1995 की 

1961 (43 of 1961), the CentralGovernment had specified at 

serialnumber 13 , for Expansion ofOutreach programmes 
अधिसूचना सं. का . आ. 471 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने ईश्वर नेत्र 

for rural areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , 
संस्थान , एन - 132, पंचशिला पार्क , नई दिल्ली- 110017 द्वारा उत्तर Haryana and Rajasthan by Ishwar Eye Institute, N - 132 , 
प्रदेश , हरियाणा , और राजस्थान के आस -पास के गांवों में स्थित Panchshila Park ,New Delhi-110017, as an eligible project 
ग्रामीण क्षेत्रों के सहायता कार्यक्रमों के विस्तार हेतु परियोजना को कर । 

or scheme for a period of three years beginning with 
निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन 

assessment year 1996 - 1997 which was extended further 

vide notification number S . O . 837 ( E ) dated the 18th Sep 
वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 

tember. 1998 for a period of three years beginning with 
क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 

assessment year 1999 - 2000 which was extended further 
18 सितम्बर 1998 की अधिसूचना सं. का . आ . 837 ( अ ) के द्वारा vide notification number S .O . 904 ( E ) dated the 20th Sep 
कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 

tember, 2001 for a period of three years beginning with 
तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में 

assessment year 2002 - 2003 and which was extended fur 

ther vide notification number S . O . 1602 ( E ) dated the 15th 
दिनांक 20 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना सं. का . आ. 904( अ ) के 

November, 2005 for a period of two years beginning with 
द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष financial year 2005- 2006; 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था और जिसे 

And, whereas, the said project or scheme is likely to 
बाद में दिनांक 15 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का . आ . extend beyond eleven years ; 


. 


। 


Poram 


[ भाग - खण्ड 3( i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम 
( 5 ) के अन्तर्गत परियोजना की लागत को 75.00 लाख रुपये से . . 
1.50 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए उक्त परियोजना अथवा स्कीम 
को विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 

इसलिए , अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 (1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीरण के खण्ड ( ख ) 
के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 


• And, whereas , the National Committee for Promo 
tion of Social and Economic Welfare, being satisfied that 
the said project or scheme is being executed properly,made 
a further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11 M 
of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for a further period : f three years; 

Now , therefore , the CentralGovernment in exercise 
ofthe powers conferred by sub -section ( 1 ) read with clause 
( b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or 
project for Expansion of Outreach programmes for rural 
areas at neighbouring villages of Uttar Pradesh , Haryana 
and Rajasthan , which is being carried out by Ishwar Eye 
Institute , N -132 , Panchshila Park , New Delhi- 110017 , 
without any change in the approved cost of Rs. 208 .97 
lakhs, as an eligible project or scheme for a further period 
of three years ,beginning with financial year 2007-2008 . 

[ No. 18/12007/ F. No. NC - 274/ 03 /2007 ] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committe ) 

अधिसूचना । 
नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ 1163( अ ) -- जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
(1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 14 दिसम्बर , 1995 की 

अधिसूचना सं. का . आ . 973 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने कैलाश 
धर्मार्थ न्यास , सी - 320 , सेक्टर - 91 , नौएडा - 201301 द्वारा नौएडा में 
मुफ्त चिकित्सीय सहायता संबंधी सुविधाएं चलाने की योजना अथवा 
स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1996 - 1997 से प्रारम्भ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 

अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था जिसे बाद 
में दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 212 ( अ ) के 
द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में 
दिनांक 10 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. का . आ . 982 ( अ ) के 
द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003 - 2004 से आरंभ होने वालेनिर्धारण वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद में 
दिनांक 3 फरवरी , 2006 की अधिसूचना सं. का . आ , 141 ( अ ) के 
द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2005 - 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष 
से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था । 

और जबकि दिनांक 16 मार्च, 1998 की अधिसूचना 
सं. का. आ. 212 ( अ ) के तहत अनुमानित लागत को 40 .00 लाख रु . 
से संशोधित कर 75.00 लाख रुपये तक किया गया था ; 

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से । 
अधिक चलने की संभावना है। 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 


( क ) कैलाश धर्मार्थ न्यास , सी - 320 , सेक्टर - 91 , 

नौएडा -201301 द्वारा नौएडा में चलाई जा रही मुफ्त 
चिकित्सीय सहायता संबंधी सेवाओं की परियोजना को 

निर्दिष्ट करती है । 
( ख ) इसके अतिरिक्त दिनांक 14 दिसम्बर , 1995 की 

अधिसूचना संख्या का . आ . 973 ( अ ) को निम्नलिखित 

अर्थ में संशोधित करती है : 
उक्त अधिसूचना में , सारणी में कम सं. 13 के सामने धारा 
35कग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की 
अधिकतम राशि संबधित कालम ( 4 ) में , " 75 .00 लाख रुपये " के 
अक्षरों अंकों और शब्दों के स्थान पर " 1. 50 करोड़ रुपये " अक्षर , 
अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 

[ सं. 19 /2007/ फा. सं. एन सी - 274 / 03 / 2007 ] 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 16th July , 2007 

S. O . 1163 ( E ). — Whereas by notification of the 
Government - of India in the Ministry of Finance ( Depart 
ment of Revenue ) number 9 . 0 . 973 ( E ) dated the 14th 
December, 1995 , issued under Sub - section ( 1) read with 
clause ( b) of the Explanation to Section 35AC of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ), the CentralGovernment 
had specified at serial number 13, for running of free 
medical aid services at NOIDA , by Kailash Charitable 
Trust , C - 320 , Sector - 91 , NOIDA- 201301 , as an eligible 
project or scheme for a period of three years beginning 
with assessment year 1996 - 1997 which was extended 
further vide notification number S . O . 212 (E ) dated the 16th 
March , 1998 for a period of three years beginning with 
assessment year 1999 -2000 which was extended further 
vide notification number S .O . 982 ( E ) dated the 10th 
September, 2002 for a period of three yearsbeginning with 
assessment year 2003 -2004 and which was extended 
further vide notification number s . ) . 141 ( E) dated the 3rd 
February , 2006 for a period of three years beginning with 
financialyear 2005 - 2006% 

And whereas by notification number S .O . 212 (E ) 
dated the 16th March , 1998 the estimated cost was 
amended from Rs. 40 .00 lakhs to Rs. 75 . 00 lakhs; 


. 


22 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)]] 


.. 


.. .- :-- - .-... - -- - -.. - - ---- - - - 


. . - - . 


. 


. - - 


. - 


. - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - . . - . .. - . 


And whereas the said project or scheme is likely to 
extend beyond twelve years; 

And whereas the National Committee for fionnotion 
of Social and Economic Welfare , being satisfied that the 
said project br scheme is being executed properly , made a 
further recommendation under Sub - rule (5 ) of rule 1Mof 
the Income tax Rules, 1962 for specifying the said project 
or scheme for enhancing the project cost from Rs. 75.00 
lakhs to Rs. 1 . 50 crores ; 

Now , therefore , the CentralGovernment in exercise 
ut the powers conferred by sub - section ( i) read with clause 
(b ) of the Explanation to Section 35AC of the income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1962, - 
( a ) hereby specifies the scheme or project for Run 

ning of free inedical aid services at NOIDA . 
which is being carried out by Kailash Chari 
table Trust , C - 320, Sector- 91, NOIDA- 201301 : 

fi !rther amends the said notification number 
8 . PLE dated the 14th December. 1995. 00 

the following effect, namely :.. .. 
In the said notification , in the Table against serial 
number 13, in column ( 4 ) relating to maximumamount of 
cost to be allowed as deduction under Section 35AC , for 
the letters , figures and words “ Rs. 75 . 00 lakhs" , the letters , 
figures and words " Rs. 1 .50 crore " shall be substituted. 

No. 19/ 2007/F . No. NC- 2074/ 03/ 20071 


और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के बारह वर्षों से 
अधिक चलने की संभावना है ; 

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम 
( 5 ) के अन्तर्गत परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की 
अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है । 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, वेणु धर्मार्थ सोसाईटी , सी - 40 , साऊथ एक्सटेंशन , पार्ट -]] , 
नई दिल्ली द्वारा शेखसराय , नई दिल्ली में चलाई जा रही वेणु नेत्र 
संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र की परियोजना या स्कीम को 1260.00 
लाख रूपये की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय 
वर्ष 2007 -2008 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की 
अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में 
विनिर्दिष्ट करती है । 

[ सं. 20, 2007/ फा. सं. एन सी -274 / 03 / 2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 

NOTIFICATION 
New Delhi . the 16th July, 2007 

S . O . 1164 (E ). Whereas by notification of the 
Government of india ir ihe Ministry of Finance (Depart 
ment of Revenue ) number $ . O . 844 ( E ) dated the 
17th October, 1995 , issued under Sub -section ( 1 ) read 
with clause (b ) of the Explanation to Section 35AC of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment 
had specified at serialnumber 4 , for Venu Eye Institute and 
Research Centre at Sheikh Sarai, New Delhi by Venu 
Charitable Society, C - 10 , South Extension, Part -II , New 
Delhi, as an eligible project or scheme for a period of three 
years beginning with assessment year 1996 - 1997 which 
was extended further vide notification number S . O . 224 ( E ) 
dated the 1st April, 1999 for a period of three years begin 
ning with assessment year 1999 - 2000 which was extended 
further vide notification number S .O . 1048 (E ) dated the 
18th October , 2001 for a period of three years beginning 
with assessment year 2002 - 2003 and which was extended 
further vide notification number S . 0 . 709( E ) dated the 
25th May, 2005 for a period of three years beginning with 
financial year 2004 -2005 ; 

And whereas the said project or scheme is likely to 
extend beyond twelve years ; 

And whereas theNational Committee for Promotion 
of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 
said project or scheine is being executed properly , made a 
further recommendation under sub -rule (5 ) of rule 11 M of 
theIncome-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
ur scheme for a further period of three years ; 


VIJAY KUMAR , Director (National Conmitte ) 


4 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ 1164( अ )...— जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 17 अक्तूबर , 1995 की 
अधिसूचना सं. का. आ . 844 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने वेणु 
धर्मार्थ सोसाइटी , सी - 40, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट -11 , नई दिल्ली द्वारा 
शेखसराय , नई दिल्ली में वेणु नेत्र संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र को 
कर निर्धारण वर्ष 1996 -1997 से प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम सं. 4 पर विनिर्दिष्ट किया था । जिसे बाद में दिनांक 
1 अप्रैल , 1999 की अधिसूचना सं. का. आ . 224 ( अ ) के द्वारा कर 
निर्धारण वर्ष 1999 - 2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन 
वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , जिसे बाद में दिनांक 
18 अक्तूबर, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ . 1048( अ ) के द्वारा 
कर निर्धारण वर्ष 2002 - 2003 से आरंभ होने वाले कर निर्धारण वर्ष 
से तीन वर्षों की अधिक लिए आगे जिसे बढ़ा दिया गया था , जिसे 
बाद में दिनांक , ई. की अधिसूचना सं. का . आ . 709 ( अ ) 

बारा कर निर्धारण : 04 -2005 से आरंभ होने वाले निर्धारण 
रोलीन वर्षों की विधि के लिए बढ़ा दिया गया था : 


[ भाग 


-- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Now , therefore, the CentralGovernment in exercise 
of the powers conferred by Sub -section (1) read with clause 
( b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or 
project for Venu Eye Institute and Research Centre at Sheikh 
Sarai , New Delhi, which is being carried out by Venue 
Charitable Society, C - 40 , South Extension , Part - II, New 
Delhi, without any change in the approved cost of 
Rs. 1260 .00 lakhs, as an eligible project or scheme for a 
further period of three years beginning with financial year 
2007- 2008. 

[ No. 202007/ E. No. NC - 274/ 03/ 2007 ] 
VIJAY KUMAR , Director (National Committe ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 
का . आ . 1165( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 267( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एस ओ 
एस चिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इंडिया, ए- 38 , कैलाश कालोनी , नई 
दिल्ली- 110048 द्वारा अनाथ, निराश्रित और परित्यक्त बच्चों के लिए 
मुफ्त कपड़े, शिक्षा और आवास तथा पारिवारिक वातावरण उपलब्ध 
कराने की मौजूदा 27 गांवों का प्रशासन और रखरखाव की परियोजना 
को कर निर्धारण वर्ष 1995 -1996 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से 
तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के 
रूप में क्रम सं. 6 पर विनिर्दिष्ट किया था , जिसे बाद में दिनांक 19 
मई , 1997 की अधिसूचना सं. का . आ. 390( अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 
1998 - 1999 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि 
के लिए आगे बढ़ा दिया गया था , और जिसे बाद में दिनांक 
21 सितम्बर , 2000 की अधिसूचना सं. का . आ . 852 ( अ) द्वारा वित्तीय 
वर्ष 2001 - 2002 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के 
लिए बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 9 मई, 2003 की 
अधिसूचना सं. का . आ . 527 ( अ ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004 - 2005 से 
प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया 
था , और जिसे बाद में दिनांक 5 जुलाई , 2006 की अधिसूचना सं. 
का . आ . 1006 ( अ ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 से प्रारंभ होने वाले 
वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था . 

और जबकि दिनांक 14 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. 
का . आ . 1604 ( अ ) द्वारा अनुमानित लागत को 3291.00 लाख रुपए 
से बढ़ाकर 4791 .00 लाख रुपए कर दिया गया था , 

और , जबकि , उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्षों से 
अधिक समय तक चलने की संभावना है; . 

___ और, जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 
इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम । 


(5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना को विनिर्दिष्ट करते हुए परियोजना 
लागत को 4791. 00 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ करने की 
सिफारिश की है ; 

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, 
( क ) एतद्द्वारा एस ओ एस चिल्ड्रन्स विलेज ऑफ इंडिया , 

ए - 38 , कैलाश कालोनी , नई दिल्ली - 110048 द्वारा 
अनाथ , निराश्रित और परित्यक्त बच्चों के लिए मुफ्त 
कपड़े, शिक्षा और आवास तथा पारिवारिक वातावरण 
उपलब्ध करने की मौजूदा 27 गांवों का प्रशासन और 
रखरखाव की परियोजना को एक पात्र परियोजना अथवा 

स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है , और 
( ख ) इसके अतिरिक्त दिनांक 29 मार्च, 1994 की उक्त 

अधिसूचना सं का. आ. 267( अ ) में निम्नलिखित प्रभाव 
से संशोधन करती है , नामतः : 

उक्त अधिसूचना में , धारा 35कग के अंतर्गत कटौती 
के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि 
संबंधी कालम ( 4 ) में क्रम सं. 6 के सामने सारणी 
में " 47.91 करोड़ रुपए " के अक्षरों , अंकों और 
शब्दों के स्थान पर " 50.00 करोड़ रुपए " अक्षर , 
अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 
[ सं. 21 /2007 / फा. सं. एन. सी. -274 /03 /2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


NOTIFICATION 
__ New Delhi, the 16th July, 2007 

S .O . 1165 (E ). — Whereas by notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department 
of Revenue ) number S .O . 267( E ) dated the 29th March , 
1994 , issued under Sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at 
serial number 6, for administration and maintenance of 27 
existing villages for providing free clothing , education and 
shelter and family environment to destitute , orphaned and 
abandoned children , by SOS Children s Village of India, A 
38 ,Kailash Colony,New Delhi- 110048 , as an eligible project 
or scheme for a period of three years beginning with 
assessment years 1995 - 1996 which was extended further 
vide notification number S. O . 390 (E ) dated the 19th May , 
1997 for a period of three years beginning with assessment 
year 1998 - 1999 which was extended further vide notification 
number S . O . 852 ( E ) dated the 21st September, 2000 for a 
period of three years beginning with assessment year 2001 
2002 which was extended further vide notification number 
S.O . 527(E ) dated the 9th May, 2003 for a period of three 
years beginning with assessment year 2004 -2005 and which 


24 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II _ SEC . 3(ii)] 
was extended further vide notification number S. O . 1006 (E ) 

और , जबकि , उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्ष से 
dated the 5th July , 2006 for a period of three years beginning ___ अधिक चलने की संभावना है ; 
with financialyear 2006- 2007 ; 

और , जबकि , सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि 
And , whereas, videnotification number S .O . 1604 (E ) 
dated the 14th November, 2005 the estimated cost was 

के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त 
enhanced from Rs. 3291. 00 lakhs to Rs. 4791.00 lakhs; परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है , 

And , whereas , the said project or scheme is likely to इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उप -नियम 
extend beyond fifteen years ; 

( 5 ) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम का अगले तीन वर्ष 
And ,whereas , the National Committee for Promotion की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ; 
of Social and Economic Welfare, being satisfied that the 

इसलिए , अब, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम , 
said project or scheme is being executed properly , made a 
further recommendation under sub - rule (5 ) of rule 11M of 

1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड 
the Income tax Rules, 1962 for specifying the said project ( ख ) के साथ पठित उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
or scheme for enhancing the project cost from Rs. 4791. 00 करते हुए, प्रणव कन्या संघ , डाकघर हृदयपुर , कोलकाता - 700127 , 
lakhs to Rs. 50 . 00 crores ; 

पश्चिम बंगाल में भवन के निर्माण , फर्नीचर , किताबों , सिलाई की 
Now therefore, the CentralGovernment, in exercise 

मशीनों आदि की खरीद , परियोजना या स्कीम का 10.00 लाख रुपए 
of the powers conferred by Sub - section (1) read with clause 

की कापस निधि सहित 143. 33 लाख रुपए की अनुमादित लागत में 
( b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax 

बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2006 - 2007 से प्रारंभ होने वाले 
Act , 1961 ( 3 of 1961 ),- - 
(a) hereby specifies the scheme or project for 

वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा 
administration and maintenance of 27 existing 

स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है । 
villages for providing free clothing, education , 

[ सं. 22/2007/ फा . सं. एन. सी.- 274/03 / 2007 ] 
and shelter and family environment to 
destitute , orphaned and abandoned children , 

विजय कुमार, निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 
which is being carried out by SOS Children s 
Village of India , A - 38 , Kailash Colony , 

NOTIFICATION 
New Delhi- 110048 ; 

New Delhi, the 16th July , 2007 
( b ) further amends the said notification number 

S .O . 1166 ( E ). Whereas by notification of the 
S .O . 267(E ) dated the 29th March , 1994, to the 

Government of India in the Ministry of Finance (Department 
following effect, namely : 

ofRevenue ) number S .O . 1365 ( E ) dated the 27th November, 
In the said notification , in the Table against 2003 , issued under Sub -section (1 ) read with clause (b ) of 
serial number 6 , in column (4 ), relating to - the Explanation to Section 35AC of the Income- tax Act, 
maximum amount of cost to be allowed 1961 (43 of 1961), the CentralGovernmenthad specified at 
as deduction under Section 35AC , for serial number 8 , for construction building , purchase of 
the letters , figures and words “ Rs. 4791 .00 ____ furniture, books, sewing machine etc . and running of 
lakhs ", the letters, figures and word the project, by Pranab Kanya Sangha , P. O . Hridaypur, 
“ Rs. 50. 00 crores* shall be substituted . Kolkata - 700127, West Bengal as an eligible project or 

No . 21/ 2007/ F. NO. NC -274/ 3/ 2007] scheme for a period of three years beginning with 
VIJAY KUMAR , Director (National Committee ) 

assessment year 2004 - 2005 ; 
अधिसूचना 

And, whereas, the said project or scheme is likely to 

extend beyond three years ; 
नई दिल्ली , 16 जुलाई , 2007 

And ,whereas, the National Committee for Promotion 
का . मा . 1166 ( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 of Social and Economic Welfare , being satisfied that the 
(1961 का 3 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 

said project or scheme is being executed properly, made a 

further recommendation under Sub - rule (5 ) of rule 11M of 
साथ पठित उप - धारा ( 1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार , 

the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की दिनांक 27 नवम्बर, 2003 की 

or scheme for a further period of three years ; 
अधिसूचना सं. का . आ . 1365 ( अ ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने प्रणव 

Now , therefore , the Central Government in exercise 
कन्या संघ , डाकघर हृदयपुर, कोलकाता -700127 , पश्चिम बंगाल में of the powers conferred by Sub -section ( 1) read with clause 
भवन के निर्माण, फर्नीचर , किताबों, सिलाई की मशीनों आदि की । 

(b ) of the Explanation to Section 35AC of the Income- tax 
खरीद परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 2004 - 2005 से आरम्भ होने 

Act , 1961 (43 of 1961 ), hereby specifies the scheme or 

project for construction building , purchase of furniture , 
- वाले निर्धारपी वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना 

Books , sewing machine etc . and running of the 
अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर विनिर्दिष्ट किया था ; 

project,which is being carried out by Pranab Kanya Sangha, 


[ भाग II - खण्ड 3(ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


P.o . Hridaypur , Kolkata -700127, West Bengal, without any 
change in the approved cost of Rs. 143. 33 lakhs including 
a corpus fund of Rs. 10 .00 lakhs, as an eligible project or 
scheme for a further period of three years beginning with 
financial year 2006 -2007 . 

No . 222007 /ENo. NC-274/ 03 /2007] 
VIJAY KUMAR, Director (NationalCommittee ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 16 जुलाई, 2007 
का . आ . 1167( अ ). - जबकि आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 35 कग के स्पष्टीकरण के खण्ड ( ख ) के 
साथ पठित उप - धारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 
दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का . आ . 490( अ) में 
निम्नलिखित प्रभाव संशोधन करती है, नामतः : 

उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ सं. 4 में फाऊंडेशन फॉर 
एकोलाजिकल सिक्योरिटी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बिल्डिंग , 
सफदरजंग एन्वलेव, नई दिल्ली - 110029 द्वारा चलाई जा रही “ पशुपालन 

और प्राकृतिक संसाधनों के लिए ", " पारिस्थितिक सुरक्षा और 
जीवनयापन " तथा " बिना कोई परिवर्तन के अनुमानित लागत 
233. 46 लाख रुपए " शब्दों, अक्षरों और अंकों के लिए " बिना कोई 
परिवर्तन के अनुमानित लागत 875.21 लाख रुपए " प्रतिस्थापित किए 
जाएंगे । 

[ सं. 23 /2007/ फा . सं. एन . सी.- 274/ 03 /2007 ] 

विजय कुमार , निदेशक ( राष्ट्रीय समिति ) 


टिप्पणी : - मूल नियमावली दिनांक 24 जुलाई , 2003 की 

अधिसूचना सं. का. आ . 4839 ( अ ) के द्वारा प्रकाशित 
की गई और दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना 
सं. का . आ . 490 ( अ ) के द्वारा संशोधित की गई थी । 

NOTIFICATION 
• New Delhi, the 16th July , 2007 
S . O . 1167 (E ). — In exercise of the powers conferred 
by Sub -section (1 ) read with clause (b ) of the Explanation 
to Section 35AC ofthe Income -tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ), 
the Central Government amends the notification of the 
Government of India , Ministry of Finance (Departmentof 
Revenue ) number S. O . 490 (E ) dated the 29th March , 2007 , 
namely : 

In the said notification , in paragraph 4 , for the words, 
brackets , figures and letters " for Animal Husbanry and 
Natural Resources which is being carried out by Foundation 
for Ecological Security,National Dairy Development Board 
Building , Safdarjang Enclave , New Delhi- 110029 , without 
any change in the approved cost of Rs. 875.21 lakhs”, the 
words, letters and figures " for Ecological Security and 
Livelihood without any change in the approved cost of 
Rs . 233. 46 lakhs ", shall be substituted. 

No . 23/ 2007/ F. No. NC-274/03/2007 ] 
VIJAY KUMAR, Director (National Committee ) 
Note : -- The Principal rules were published videnotification 

No. S.O . 839 (E ) dated 24th July, 2003 and amended 
vide notification No. S.O .490 (E ) dated 29th March, 
2007. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


